('०ा. 3. 2. .49 


320 
८ ््ड घ बृहस्पतिवार 
न £ २62 47) 6 अक्तूबर 
व् के 7226६ ० 
संख्या 2, सन्‌ 949 ई. 
॥॥९ 
! हि, ॥ 


हा है है 3४ 
/ पा पी 
> 57 0०) 


सत्ममेव जयते 


भारतीय संविधान सभा 


के 
वाद-विवाद 
की 
सरकारी रिपोर्ट 


(हिन्दी संस्करण ) 


विषय-सूची 


पृष्ठ 
सभा का स्थगन 2665 
सभा की बैठक का समय 2665-2666 


भारतीय संविधान सभा 
बृहस्पतिवार , 6 अक्तूबर , ]949 


भारतीय संविधान-सभा कास्टिट्यूशन हाल नई दिल्ली, में प्रातः: ॥/ बजे 
अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ राजेद्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


सभा का स्थगन 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि उन्होंने साथ वाले कक्ष में अपनी 
अन्य हैसियत से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया है और मुझे सुझाव 
दिया गया है कि आज सभा स्थगित की जाए ताकि उस प्रश्न पर चर्चा हो सके 
और आज सायंकाल तक उसे पूरा कर लिया जाए। मैंने कहा है कि यदि सभा 
के सदस्यों को इस पर आपत्ति न हो तो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इस पर कोई 
आपत्ति नहीं होगी। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्‍या माननीय सदस्यों को इस पर 
कोई आपत्ति है? 

*माननीय सदस्य: हमें कोई आपत्ति नहीं हेै। 

*अध्यक्ष; तब सभा स्थगित कर दी जायेगी। अब अगला प्रश्न यह है कि 
हम कितने बजे मिलें? 

सभा की बैठक का समय 

*कुछ माननीय सदस्य: 0 बजे। 

“अन्य माननीय सदस्य: 9 बजे। 

*सेठ गोविन्द दास (मध्य प्रान्‍्त और बरार: जनरल): हम नौ बजे से 
। बजे तक बेठें। 

“अध्यक्ष: में नहीं कह सकता कि अधिकांश सदस्यों का क्‍या मत है, परन्तु 
यह मैं अवश्य देख रहा हूं कि इस विषय में मतभेद है। 

*भ्री एम, थिरूमल राव: (मद्रास: जनरल): सभा से परामर्श किए बिना आज 
बैठक ]] बजे बुलाई गई थी। कल के लिए भी यही समय रहने दीजिए 

“अध्यक्ष: नियमों में उपबन्ध हे कि साधारणतया सभा ] बजे प्रारम्भ होगी। 
मैंने नियमों के अनुसार ही सभा ॥] बजे बुलाई है। 

*भ्री एम. थिरूमल राव: तो फिर अब सभा से परामर्श क्‍यों किया जा रहा हे? 

*अध्यक्ष: मैं स्थगन के विषय में सभा से परामर्श कर रहा हूं। अब सभा स्थगित 
होती है। कल से कोई भी समय निर्धारित किया जा सकता है। परन्तु मुझे सदस्यों 
से परामर्श करने में प्रसन्‍नता होगी कि उनके लिए कौन-सा समय सुविधाजनक हे। 


* इस चिन्ह का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
2665 


2666 ] भारतीय संविधान सभा [6 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


*थ्री आर.के, सिधवा (मध्य प्रांत व बरार: जनरल): मेरा सुझाव है कि सभा 
9.30 बजे से .30 बजे तक बेठे। 


“अध्यक्ष, यह 9 और 0 बजे के बीच का समझौता है। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी (असम: जनरल): 9 बजे, 2.30 बजे, या 
। बजे म.प. का समय निश्चित कर लें क्‍योंकि .30 बजे बहुत भूख लग जाती हे। 


*पंडित हृदय नाथ कुंजरू (संयुक्त प्रान्त: जनरल): मेरा सुझाव है कि यदि 
आप चार घण्टे का समय रखना चाहते हैं तो आप 0 बजे से | बजे तक या 
9 बजे से | बजे तक का समय निश्चित कर लें, परन्तु 9.30 बजे से .30 
बजे तक समय निश्चित न करें। 


त्थ्री हैं 8४082 ष्णास्वामी अय्यरः (मद्रास: जनरल): 0 बजे का समय 
ठीक होगा। मेरा के तौर पर 0 बजे का सुझाव है। हम मद्रास में रहने 
वाले प्राय: 70 बजे तक भोजन कर लेते हैं, हम दोपहर का भोजन आदि नहीं 
लेते हैं। अत: 30 बजे का समय रखना अधिक उचित रहेगा, क्‍योंकि । बजे 
बहुत देर हो जाएगी। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई: जनरल): महोदय, मैं समझता हूं. 
कि ॥0 बजे से | बजे तक का समय ठीक रहेगा। 

“अध्यक्ष; यह इस पर निर्भर करता है कि हमें कितना कार्य निबटाना है। 

*भ्री के.एम. मुंशी (बम्बई: जनरल): हो सकता है कि कभी-कभी हमें दिन 
में दो बार बैठक करनी पड़े। 

“अध्यक्ष: मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं हे। जितना काम हमें निबटाना होगा 
उसी के अनुसार हम समय निश्चित कर लेंगे। 

*भ्री विश्वनाथ दासः (उड़ीसा: जनरल): 9 बजे से | बजे तक का समय 
हमें स्वीकार्य नहीं है। मेरा सुझाव है 3 बजे से 7 बजे तक का समय रखा जाए। 

*गआ्री आर.के. सिधवा: हमें बाद में दिन में दो बार बैठक रखनी होगी। 

*अनेक माननीय सदस्यः 9 बजे से | बजे तक का समय रख लें। 

*अध्यक्ष: यदि सदस्य बुरा न मानें तो मैं एक सुझाव दूं। मेरा सुझाव है कि 
आरम्भ में हम कल से 0 बजे कार्यवाही आरम्भ करें और फिर देखें कि हम 
कितना कार्य निबटाते हैं। यदि हम देखते हैं कि प्रतिदिन तीन घण्टे बैठकर हम 
कार्य निबटा सके हैं तो हम 0 बजे से | बजे तक का समय रखेंगे। यदि हम 
देखते हैं कि हमारी प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं है तब हम समय में परिवर्तन करने 
है स करेंगे। यदि आप इस सुझाव पर सहमत हों तो हम कल ॥0 बजे कार्यवाही 
करेंगे। 

*अनेक माननीय सदस्यः हम सहमत हें। 

“अध्यक्ष; सभा कल 0 बजे तक के लिए स्थगित होती है। 
इसके पश्चात्‌ सभा शुक्रवार, 7 अक्तूबर, 7949 के ॥0 बजे म.पू तक के 

लिए स्थगित हुई। 


